निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 269) पटना , सोमवार , 3 अप्रील 2017 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 
( छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय ) 


अधिसूचना 

28 मार्च 2017 
सं0 3 / स्टे . 2 - 3 / 2017 -421 - राजगीर , नालंदा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं 
स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में निम्नरूप 
से अन्तर्विभागीय अनुश्रवण समिति (Inter Departmental Monitoring Committee) का गठन किया जाता है: 
1. विकास आयुक्त, बिहार 

- अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव , वित्त विभाग, बिहार 

– सदस्य 
3. प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार 

- सदस्य 
4. प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग विभाग, बिहार 

- सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार 

- सदस्य 
6. प्रधान सचिव / सचिव , ऊर्जा विभाग , बिहार 

- सदस्य 
7. आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना 

– सदस्य 
8. जिला पदाधिकारी, नालंदा 

– सदस्य 
9. निदेशक , छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार 

– सदस्य 
10. प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार 

- सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अप्रील 2017 
(2 ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्माण परियोजना का नोडल विभाग कला, 
संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार है । परियोजना के असैनिक कार्य ( Civil Works) के सम्पादनार्थ भवन निर्माण विभाग, 
बिहार नोडल विभाग का कार्यकारी अभिकरण है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 269 -571 + 100 - डी0टी0DOI 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


